सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 661 


3 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, गुरुवार, - 

___ 25 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
23 अगस्त , 2016 


संख्या- 4/ स्था . पद.-08 -02 / 2016 का .-7221-- सचिव, झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री श्रीराम तिवारी, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 477 / 03, गृह जिला- भोजपुर ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 4/ स्था . पद .-08-02 / 2016 का .-7222 -- संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अलोईस लकड़ा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 504/ 03, गृह जिला 
पलामू ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08 -02 /2016 का .- 7223 -- संयुक्त सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवाय 
परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अजीत शंकर , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 25 अगस्त , 2016 


538 / 03, गृह जिला - गया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08 - 02/ 2016 का .- 7224-- संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री यतीन्द्र प्रसाद , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 583 / 03 , गृह जिला- प० 
चम्पारण ), को उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, गोड्डा के पद पर 
स्थानांतरण /पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या - 6275 दिनांक 21 जुलाई, 2016 को 
विलोपित किया जाता है । 


2. श्री प्रसाद , संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर यथावत 
बने रहेंगे । 


संख्या - 4/ स्था . पद .- 08 - 02/ 2016 का .- 7225 -- संयुक्त सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मुकुन्द दास, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 594/ 03 , गृह 
जिला- देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 4/ स्था . पद .-08 -02/2016 का .- 7226--निदेशक , योजना एवं पुनर्वास, बोकारो के पद पर 
पदस्थापित श्री भीष्म कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 539/ 03 , गृह जिला- नालन्दा), को अपने कार्यों के 
साथ सचिव ,बियाडा , बोकारो के अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या - 
6276 दिनांक 21 जुलाई , 2016 को विलोपित किया जाता है । 


संख्या - 4/ स्था . पद.-08-02 / 2016 का .- 7227 -- सचिव , बियाडा, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री 
सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 669 /03, गृह जिला - रोहतास ), को अपर नगर 
आयुक्त , धनबाद नगर निगम, धनबाद के पद पर स्थानांतरण / पदस्थापन से संबंधित विभागीय 
अधिसूचना संख्या- 6278 दिनांक 21. 07. 2016 को विलोपित किया जाता है । 


2. श्री उपाध्याय, सचिव ,बियाडा , बोकारो के पद पर यथावत बने रहेंगे । 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08-02 / 2016 का .- 7228-- अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा, गोड्डा के पद 
पर पदस्थापित श्री संजय कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 689 / 03, गृह जिला- दुमका ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08 -02/ 2016 का .- 7229-- उप सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री अखौरी शंशाक सिन्हा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 725 / 03, गृह जिला- पलामू ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 25 अगस्त , 2016 


को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , कार्मिक, प्र०स० तथा राजभाषा विभाग के 
रिक्त पद के विरूद्ध उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 4/ स्था . पद.-08 -02 / 2016 का .- 7230 -- जिला परिवहन पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर 
पदस्थापित श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 790 / 03 , गृह जिला- हजारीबाग) की सेवा 
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था), 
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08 - 02 / 2016 का .- 7231-- अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर , पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 808ए/ 03 , गृह जिला - औरंगाबाद ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 4/ स्था . पद.-08-02 /2016 का .- 7232-- जिला परिवहन पदाधिकारी , धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री रविराज शर्मा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 809/ 03 , गृह जिला- खगडिया) की सेवा परिवहन 
विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 4/ स्था . पद .- 08 - 02 / 2016 का .- 7233 -- जिला परिवहन पदाधिकारी, गुमला के पद पर 
पदस्थापित मो० मुस्तकीम अंसारी, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 810/ 03, गृह जिला- धनबाद ) की सेवा 
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 4/ स्था . पद.-08- 02/ 2016 का .- 7234/ निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण, झूटी के पद पर पदस्थापित श्री श्याम नारायण राम, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
812/ 03, गृह जिला- पलामू ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, स्कूली शिक्षा एवं 
साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08- 02 /2016 का .- 7235 -- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 847/ 03 , गृह जिला- गिरिडीह ) की सेवा खाद्य , 
सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक 
सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 25 अगस्त , 2016 
संख्या - 4/ स्था . पद .- 08- 02 / 2016 का .- 7236-- अनुमण्डल पदाधिकारी , गढ़वा के पद पर 
पदस्थापित श्री असीम किसपोट्टा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 869 / 03 , गृह जिला - राँची) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या - 4/ स्था . पद .- 08 - 02 / 2016 का .- 7237 -- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सरायकेला 
खरसांवा के पद पर पदस्थापित श्री पवन कुमार मण्डल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 738ए/03, गृह 
जिला- भागलपुर ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग), झारखण्ड, राँची से वापस लेते 
हए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , बगोदर सरिया, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


श्री मण्डल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08- 02 / 2016 का .- 7238-- अनुमण्डल पदाधिकारी , बगोदर- सरिया (गिरिडीह ) 
के पद पर पदस्थापित श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक - 756/ 03 ) को जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा अगले आदेश तक खादय , सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 4/ स्था . पद .- 08-02 / 2016 का .- 7239-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, चतरा के पद पर 
पदस्थापित श्री राजेश प्रजापति , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 813/ 03, गृह जिला- लोहरदगा) की सेवा 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री प्रजापति को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08 - 02 / 2016 का .- 7240 -- उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग , 
झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित श्री राकेश कुमार, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच, गृह जिला 
भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , गढ़वा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 25 अगस्त, 2016 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08- 02 / 2016 का .- 7241-- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी , जामताड़ा के 
पद पर पदस्थापित श्री विजय कुमार वर्मा, झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह जिला- हजारीबाग ) की सेवा 
महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए जिला परिवहन 
पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा अगले आदेश तक परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची 
को सौंपी जाती है । 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08- 02 / 2016 का .- 7242-- श्रीमती मेरी मड़की , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- सिमडेगा), की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची द्वारा वापस किये जाने के उपरांत 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , रंका, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्रीमती मड़की को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत 
रंका, गढ़वा जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 4/ स्था . पद.- 08 - 02/ 2016 का .- 7243-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, डालटेनगंज सदर के पद 
पर पदस्थापित श्री मेघनाथ उरांव, झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, छूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


2. श्री उरांव को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20) के तहत खूटी 
जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 661 - 50 | 


